निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 अग्रहायण 1935 ( श० ) 
( सं0 पटना 884 ) पटना , वृहस्पतिवार , 5 दिसम्बर 2013 

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

2 दिसम्बर 2013 
सं0 नि० प्रा०/नि० 1 - 03/ 2013 - 1236 — चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति ( संशोधन ) अधिनियम , 2013 
( बिहार अधिनियम - 7 , 2013 ) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम , 1996 के तहत 
निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड , जिनका निर्वाचन देय है , का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के 
नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है । 

___ और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न परिशिष्ट - 1 में अंकित दुग्ध उत्पादक स्वाबलम्बी सहकारी 
समितियों के बोर्ड का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है । 

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति 
( संशोधन ) अधिनियम , 2013 ( बिहार अधिनियम - 7 , 2013 ) की धारा- 7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट - 2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट - 1 में अंकित 
सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों एवं निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11. 2013 में यथा 
वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु दिनांक 11.01.2014 ( शनिवार ) की तिथि 
नियत करता है तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम / 
नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार 
द्वारा अपने पत्र संख्या- 1023 दिनांक 16.09. 2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट- ऑफ तिथि दिनांक 31.08.2013 
निर्धारित की गयी है एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08.10.2013 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों 
द्वारा किया जा चुका है । 


(iii) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 दिसम्बर 2013 
बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति ( संशोधन ) अधिनियम , 2013 (बिहार अधिनियम - 7 , 2013 ) द्वारा बिहार 
अधिनियम 2 , 1997 की धारा - 26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न 
निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा : 

निबंधक , सहयोग समितियाँ , बिहार , पटना के पत्रांक - 4992 एवं 4996 दिनांक 01.11. 2013 के अनुसार 
सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों ( यथा अध्यक्ष , कोषाध्यक्ष आदि ) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु 
इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू 
होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी 
इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे । 
स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ( दो ) स्थान , 
पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) स्थान आरक्षित किये जायेंगे । 

उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
( iv) अगर संघ में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं , तो आरक्षित पद खाली रहेंगे । 

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए 
अलग - अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम , किन्तु 50 प्रतिशत 
से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं , स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित 

किये जायेंगे । अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है , तो ये पद खाली रहेंगे। 
( vi ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को 

छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं , उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य 
निकटतम , किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं , स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये 
जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर 
सकेगी , जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है । अगर इस कोटि में कोई 
महिला सदस्य नहीं हैं , तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे। 

धिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र - 1 ( परिशिष्ट - 3 ) में 
आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 16. 12. 2013 को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे । 

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है , उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी 
संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र - 2 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को संलग्न प्रपत्र - 3 में 
निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स ( 0612- 2231562, 2215089 ) अथवा ई- मेल 
( bseapatna @ gmail .com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


पपत्र 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 दिसम्बर 2013 


परिशिष्ट - 1 
निर्वाचन देय दुग्ध उत्पादक स्वाबलम्बी सहकारी समितियों की सूची : 


क्र . 


जिला 


संबद्ध संघ 


पटना 


वैशाल पाटलिपुत्रा 


पटना 


वैशाल पाटलिपुत्रा 


नालन्दा 


वैशाल पाटलिपुत्रा 


नालन्दा 


दैली 


वैशाल पाटलिपुत्रा 


नालन्दा 


वैशाल पाटलिपुत्रा 


6 


| 


नालन्दा 


वैशाल पाटलिपुत्रा 


प्रखंड का नाम । दुग्ध उत्पादक 

पता 
स्वाबलम्बी 
सहकारी समिति 

का नाम 
दानापुर दुधैला डेरा 

ग्राम - दुधैला डेरा 

पो0 - गंगहारा 
अनुमंडल - दानापुर 

जिला - पटना 
बिक्रम मंझौली 

ग्राम -मंझौली 
पो0 - अख्तियारपुर 

जिला - पटना 
हरनौत द्वारिका विगहा ग्राम - द्वारिका विगहा 

पो0 - चेरो 

जिला - नालन्दा 
हरनौत 

ग्राम - दैली पो0 - दैली 

जिला - नालन्दा 
हरनौत वीरमपुर 

ग्राम - वीरमपुर 
पो० - वीरमपुर 

जिला - नालन्दा 
नूरसराय पपरनौसा 

ग्राम - पपरनौसा 
पो0 - मच्छलडीहा 

थाना - नुरसराय 
अनुमंडल - बिहारशरीफ 

जिला - नालन्दा 
पातेपुर खजुरी ग्राम - भगवानपुर खजुरी 

पो0 - पस्तारा 
थाना - बलिगाँव 

जिला - वैशाली 
औराई झौआ महिला | ग्राo - झौआ पो0 - ताराजीवर 
औराई बेनीपुर बी० 

ग्रा0 – बेनीपुर , 
महिला 

पो० - बेदौल 
सकरा दुबहा म० 

ग्रा0 + पो0 – दुबहा 
सकरा पकड़ी म0 

ग्रा0 - पकड़ी, 

पो0 - चन्दन पकड़ी 
सीमटोका ग्रा0 - सीमटोका बनवासपुर 

बनवासपुर 
मीनापुर तुर्की डाक बगंला | ग्राo + पो0 - तुर्की डाक बंगला 
बंकुल 

ग्राo - बंकुल, 

पो0 - तुर्की डाक बगंला 
बन्दरा महेशपुर महिला | ग्रा0 - महेशपुर, पो0 - तेपरी 
सकरा गौरीहारमन 

ग्रा0 - गौरिहरमन , 

पो० - बरियारपुर 
सकरा 

मरूआहा ग्राम - मरूआहा, पोस्ट - कटेशर 
परसौनी कोरियाही 

ग्रा० – कोरियाही, 

पो० - परसुरामपुर 
बथनाहा 

कोदवारा ग्रा0 - कोदवारा, पो0 - योगबाना 
रीगा बुनियादी टोला ग्राo - बुनियादीटोला, 

पो0 - पोसुआ 


वैशाली 


वैशाल पाटलिपुत्रा 


मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 


तिरहुत 
तिरहुत 


मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 


तिरहुत 
तिरहुत 


11 


मुजफ्फरपुर 


औराई 


तिरहुत 


मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 


मीनापुर 


तिरहुत 
तिरहुत 


15 


मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 


तिरहुत 
तिरहुत 


तिरहुत 


मुजफ्फरपुर 
सीतामढ़ी 


तिरहुत 


तिरहुत 


सीतामढ़ी 
सीतामढ़ी 


तिरहुत 


बिहार गजट ( असाधारण), 5 दिसम्बर 2013 


क्र० 


जिला 


प्रखंड का नाम 


संबद्ध संघ 


21 | 


सीतामढ़ी 


परिहार 


तिरहुत 


22 


तिरहुत 


पूवी चंपारण । 
पूर्वी चंपारण 


मेहसी 
चिरैया 


23 


तिरहुत 


24 | पूर्वी चंपारण । 
25 | पूर्वी चंपारण । 

पूर्वी चंपारण । 
पूर्वी चंपारण 


चिरैया 
छौड़ादानों 
छौडादानों 
छौड़ादानों 


तिरहुत 
तिरहुत 


तिरहुत 


तिरहुत 


शिवहर 


शिवहर 


तिरहुत 


बेगूसराय 


बखरी 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


नावकोठी 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


नावकोठी 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


साहेबपुरकमाल 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


डंडारी 


दुग्ध उत्पादक 

पता 
स्वाबलम्बी 
सहकारी समिति 

का नाम 
लरूआरी 

ग्रा0 - लरूआरी, 

पो० - बखरी 
नोनीमन 

ग्राo + पो0 – नोनीमन 
मलुटोला 

ग्राo - मलुटोला, 

पो0 - बैद्यनाथपुर 
मीरपुर 

ग्राo + पो० - मीरपुर 
एकडरी 

ग्रा0 + पो0 – एकडरी 
विशुनपुरवा बहास । ग्रा० + पो0 -विशुनपुरवा वहास 
सिंहोरवा 

ग्रा0 - सिहोरवा, 

पो0 – रायपुर 
माधोपुर अनन्त ग्रा0 - माधोपुर अनन्त , 

पो० - खैरवा दर्प 
वहुआरा 

ग्राम + पो0 - वहुआरा 

जिला – बेगूसराय 
रजाकपुर 

ग्राम + पो0 - रजाकपुर 

जिला - बेगूसराय 
चकमुजफ्फर ग्राम - चकमुजफ्फर 

पो0 -सिसौनी, जि0 - बेगूसराय 
रजौड़ा ग्राम - रजौड़ा, पो0 - विष्णुपुर 

आहोक जिला - बेगूसराय 
वलहा ग्राम - वलहा, पो0 - कटरमाला 

जिला – बेगूसराय 
अझौर 

ग्राम + पो0 - अझौर 

जिला - बेगूसराय 
सकरौली (म0) ग्राम + पो0 - सकरौली 

जिला - बेगूसराय 
छर्रापट्टी (म0 ) ग्राम - छर्रापट्टी, पो0 - सकरौली | 

जिला - बेगूसराय 
खोदावन्दपुर ( म0 ) ग्राम - खोदावन्दपुर 

पो0 - खोदावंदपुर 

जिला - बेगूसराय 
शोकहारा ग्राम - शोकहारा, पो0 - बरौनी । 

जिला - बेगूसराय 
हादीपुर ग्राम - हादीपुर, पो0 - गेहूंनी 

जिला - बेगूसराय 
मल्हीपुर ग्राम - मल्हीपुर, पो0 - महेशपुर 

जिला - बेगूसराय 
धकजरी म0 ग्राम - धकजरी, पो0 - अहियापुर 

__ जिला - बेगूसराय 
श्रवण टोल 

ग्राम - श्रवण टोल , 

पो0 - बछवाड़ा जिला - बेगूसराय 
मालपुर 

ग्राम - मालपुर, 

पो0 - बरैपुरा 

जिला - बेगूसराय 
रचियाही 

ग्राम + पो0 - रचियाही 
जिला - बेगूसराय 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


बेगूसराय 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


चेरिया 
बरियारपुर 

चेरिया 
बरियारपुर 
खोदावन्दपुर 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


तेघड़ा 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


बछवाड़ा 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


भगवानपुर 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


मनसूरचक 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


बछवाड़ा 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


छौड़ाही 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


बेगूसराय 


देशरत्न बरौनी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 दिसम्बर 2013 


क्र० 


जिला 


प्रखंड का नाम 


पता 


संबद्ध संघ 


दुग्ध उत्पादक 
स्वाबलम्बी 
सहकारी समिति 

का नाम 
सिघौल 


बेगूसराय 


बेगूसराय 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


बेगूसराय 


भगवानपुर 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


वीरपुर 


गेन्हरपुर 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


भगवानपुर 


संजात 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


तेघड़ा 


चिल्हाय रामपुर 


देशरत्न बरौनी 


बेगूसराय 


भगवानपुर 


अकहा 


देशरत्न बरौनी 


खगड़िया 


खगड़िया 


खड़गी तिरासी 


देशरत्न बरौनी 


खगड़िया 


परवत्ता 


नयागाँव 


देशरत्न बरौनी 


खगड़िया 


परवत्ता 


कवेला 


देशरत्न बरौनी 


ग्राम + पो0 -सिघौल 
जिला - बेगूसराय 
ग्राम भगवानपुर, 

पो0 - धबौली 
जिला - बेगूसराय 
ग्राम - गेन्हरपुर , 

पो0 - अम्बा 
जिला - बेगूसराय 
ग्राम + पो0 - संजात 
जिला - बेगूसराय 
ग्राम -चिल्हाय रामपुर 

पो0 - अम्बा, 
जिला - बेगूसराय 

ग्राम - अकहा, 
पो0 - जयंतीग्राम 
जिला - बेगूसराय 
ग्राम - खड़गी तिरासी 

पो0 - तेतराबाद , 
जिला - खगड़िया 
ग्राम + पो0 - नयागाँव 
जिला - खगड़िया 
ग्राम + पो0 - कवेला 
जिला - खगड़िया 
ग्राम -सिराजपुर, 
___ पो0 - तेमथा 
जिला - खगड़िया 
ग्राम + पो0 - अलौली 
जिला - खगड़िया 
ग्राम - मोहनपुरकरजा 
पो0 - मोहनपुरकरजा, 

थाना - बड़हरा , 
जिला भोजपुर 
ग्राम - सबलपुर गंगौली, 

पो० - बखेरापुर, 
थाना - बड़हरा, 

जिला भोजपुर 
ग्राम - एडौरा, पो0 - दुलारपुर , 

थाना - उदवंतनगर, 
जिला - भोजपुर 
ग्राम - सेमराँव 
पो० - सेमराँव 
थाना - चरपोखरी 

जिला - भोजपुर 
ग्राम - बड़हरा, पो0 - सेमरॉव, 

थाना - चरपोखरी, 
जिला भोजपुर 


खगड़िया 


परवत्ता 


सिराजपुर म0 


देशरत्न बरौनी 


खगड़िया 


अलौली 


अलौली 


देशरत्न बरौनी 


भोजपुर 


बड़हरा 


शाहबाद 


मोहनपुर 
करजा 


भोजपुर 


बडहरा 


शाहबाद 


सबलपुर 
गंगौली 


भोजपुर 


एड़ौरा, 


शाहबाद 


उदवन्त 
नगर 


भोजपुर 


चरपोखरी 


सेमरॉव 


शाहबाद 


भोजपुर 


| 


चरपोखरी 


बड़हरा 


बड़हरा 


शाहबाद 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 दिसम्बर 2013 


क्र० 


जिला 


प्रखंड का नाम 


पता 


संबद्ध संघ 


दुग्ध उत्पादक 

स्वाबलम्बी 
सहकारी समिति 

का नाम 
सनेया 


भोजपुर 


जगदीशपुर 


शाहबाद 


भोजपुर 


जगदीशपुर 


कुसुम्हा 


शाहबाद 


भोजपुर 


जगदीशपुर 


लक्ष्मीपुर 


शाहबाद 


ग्राम - सनेया , 
पो0 - सनेया बरहटा, 
थाना - जगदीशपुर 
जिला - भोजपुर 
ग्राम - कुसुम्हाँ , 
पो० - वभनियाँव , 

थाना - आयर , 

जिला भोजपुर 
ग्राम - लक्ष्मीपुर, पो0 - बैरेही , 
थाना - आयर , जिला - भोजपुर , 
ग्राम - एकरासी, पो0 - एकरासी, 
थाना - ब्रम्हपुर, जिला - बक्सर 
ग्राम - खैराँटी, पो0 - खैराँटी, 
थाना - बक्सर, जिला - बक्सर 

ग्राम - दुल्लहपुर, 

पो० - दुल्लहपुर , 
थाना –सिमरी , जिला - बक्सर 

ग्राम - नगवाँ, पो0 - नगवाँ , 
थाना –सिमरी, जिला - बक्सर 


बक्सर 


ब्रम्हपुर 


एकरासी 


शाहबाद 


बक्सर 


बक्सर 


खैराँटी 


शाहबाद 


बक्सर 


सिमरी 


दुल्लहपुर 


शाहबाद 


बक्सर 


सिमरी 


नगवाँ 


शाहबाद 


बक्सर 


केसठ 


रामपुर 


शाहबाद 


ग्राम - रामपुर, पो0 - रामपुर, 
थाना - नावानगर , जिला - बक्सर 


बक्सर 


बक्सर 


अर्जूनपुर 


शाहबाद 


रामगढ़ 


गोराडीह 


शाहबाद 


71 


रामगढ़ 


शाहबाद 


उपाध्याय 
सागर 


कैमूर 


रामगढ़ 


शाहबाद 


कल्याणपुर 
टोला 


कैमूर 


ग्राम – अर्जूनपुर, पो0 - अर्जूनपुर , 
थाना - आधोगिक क्षेत्र बक्सर, 

जिला - बक्सर 
ग्राम - गोराडीह, पो0 - ठकुरा, 
थाना - रामगढ़, जिला - कैमूर 

ग्राम - उपाध्यासागर , 

___ पो० - उपरी, 
थाना - रामगढ़, जिला - कैमूर 
ग्राम - कल्याणपुरटोला , 

पो0 - ठकुरा 
थाना - रामगढ़ , जिला - कैमूर 
ग्राम - सहुका, पो0 - सहुका, 
थाना - रामगढ़, जिला - कैमूर 
ग्राम - कान्ही, पो0 - जमुरना , 
थाना - रामगढ़, जिला - कैमूर 
ग्राम - भरीगॉमा, पो0 - सहुका, 
थाना - रामगढ़, जिला - कैमूर 
ग्राम - खोरहरा, पो0 - रामगढ़, 
थाना - रामगढ़ , जिला - कैमूर 
ग्राम - महुअर, पो0 - सहुका, 
थाना - रामगढ़, जिला - कैमूर 


रामगढ़ 


सहुका 
डेरा 


शाहबाद 


कैमूर 


रामगढ़ 


कान्हीं 


शाहबाद 


कैमूर 


रामगढ़ 


भरीगामा 


शाहबाद 


रामगढ़ 


खोरहरा 


शाहबाद 


रामगढ़ 


महुअर 


शाहबाद 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 दिसम्बर 2013 


क्र० 


जिला 


प्रखंड का नाम 


पता 


संबद्ध संघ 


दुग्ध उत्पादक 
स्वाबलम्बी 
सहकारी समिति 

का नाम 
असैदे 


कैमूर 


रामगढ 


शाहबाद 


कैमूर 


रामगढ़ 


बड़ौरा 


शाहबाद 


R0 


कैमूर 


रामगढ़ 


नोनार 


शाहबाद 


नुऑव 


चण्डेश 


शाहबाद 


नुआँव 


एवती 


शाहबाद 


नुआँव 


चपराग 


शाहबाद 


दुर्गावती 


कल्याणपुर 


शाहबाद 


ग्राम - असैदे, पो0 - सहुका , 
थाना - रामगढ़, जिला - कैमूर 
ग्राम - बड़ौरा, पो0 - बड़ौरा, 
थाना - रामगढ़, जिला - कैमूर 
ग्राम - नोनार, पो0 - छेवरी, 
थाना - रामगढ़, जिला - कैमूर 
ग्राम - चण्डेश, पो0 - चण्डेश, 
थाना - कुढ़नी, जिला - कैमूर 
ग्राम - एवती, पो0 - चपरांग , 
थाना - नुऑव, जिला - कैमूर 
ग्राम - चपरांग , पो0 - चपरांग , 
थाना - नुऑव, जिला - कैमूर , 

ग्राम - कल्याणपुर, 

पो0 - कल्याणपुर, 
थाना - दुर्गावती, जिला - कैमूर 
ग्राम - भुण्डीटेकारी, पो0 - दादर, 
थाना– मोहनिया , जिला - कैमूर 

ग्राम - अहिनौरा , 
पो0 - हरिनाथपुर, 
थाना - मोहनिया , 

जिला - कैमूर 
ग्राम भोखरी, पो0 - खजरा, 
थाना - मोहनिया , जिला - कैमूर 
ग्राम - बेलाढ़ी, पो0 - बेलाढ़ी , 
थाना - नुऑव, जिला - कैमूर 
ग्राम - जोरार, पो0 - रामगढ़ , 
थाना - रामगढ़ , जिला - कैमूर 


मोहनियां 


शाहबाद 


भुण्डी 
टेकारी 
अहिनौरा 


86 | 


कैमूर 


मोहनियां 


शाहबाद 


मोहनियां 


भोखरी 


शाहबाद 


नुऑव 


बेलाढ़ी 


शाहबाद 


89 


रामगढ़ 


जोरार 


शाहबाद 


(i) 


परिशिष्ट - 2 
दुग्ध उत्पादक स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 
निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र -1 में सूचना 16.12.2013 ( सोमवार ) 

का प्रकाशन 
(ii) नामांकन की तिथि एवं समय 

31. 12. 2013 ( मंगलवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


(iii ) संवीक्षा की तिथि एवं समय 


02. 01. 2014 ( बृहस्पतिवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 


(iv ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 दिसम्बर 2013 
अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 

03. 01. 2014 ( शुक्रवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( v ) 


मतदान , अगर आवश्यक हो 


11 .01. 2014 ( शनिवार ) 
7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


( vi ) 


मतगणना 


11.01. 2014 ( शनिवार ) 
( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


可守 


परिशिष्ट - 3 
दुग्ध उत्पादक स्वाबलम्बी सहकारी समिति 

प्रपत्र - 1 

सूचना का प्रपत्र 
( बोर्ड के पदधारकों के निर्वाचन के लिए ) 
दुग्ध उत्पादक स्वाबलम्बी सहकारी समिति , निबंधन संख्या ...... 

..... , पता ... 
............... के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक 

......... को किया 
जाना है । 

..................निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ............... है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 

निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 
1 . 
उपविधि में यथा संशोधन में वर्णित तथा अधिसूचना में 
सन्निहित निदेशों के अनुसार पदों का उल्लेख करें । 


पद 


2. 


( ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय... 

..... अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में .... 

........... को ... 

.......... पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

( स्थान का नाम ) 
है । नामांकन पत्र दिनांक ......... 

....... ....... बजे पूर्वाह् से ........ बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 

( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 
( iii ) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक .................. से दिनांक ................ तक ....... 
बजे से .......... बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 
(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक ....................... को 

... पर .......... बजे पूर्वाह्न से ......... बजे 

( स्थान का नाम ) 
अपराह्न तक की जायेगी । 


( v ) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक ............................ को ............. बजे अपराह्न से ........... बजे अपराह्न के 
पूर्व तक ........... .............. पर दाखिल की जा सकती है । 

( स्थान का नाम ) 
( vi ) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक .. .. को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा। 


............ 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 दिसम्बर 2013 


( vii) मतदान केन्द्र ...... ... . . .... ( पूरा पता ) में अवस्थित होगा । 
( Viii) मतगणना दिनांक.............. को ............. बजे से.... 

............. पर की जायेगी । 

( स्थान का नाम ) 
स्थान 
तिथि - 

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


प्रपत्र - 2 


विभिन्न सहकारी / स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची 


जिला : 


प्रखंड : 


समिति का कार्य विवरण : 


केन्द्रीय / शीर्ष समिति का नाम , जिससे 

समिति संबंद्ध है : 
अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार मतदाताओं की 

कुल संख्या : 


संवीक्षा की तिथि : / YYYY 


समिति का नाम : . 


. . . . . . . . . . 


क्रमांक 


अध्यक्ष पद 


महिला / पुरूष 


आरक्षण कोटि * 


अभ्युक्ति 


10 


बिहार गजट ( असाधारण), 5 दिसम्बर 2013 
मंत्री / उपाध्यक्ष / महिला / पुरूष 

आरक्षण कोटि * 
सचिव 


अभ्युक्ति 


क्रमांक 


___ अनु० जाति / अनु० जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / 

पिछडा वर्ग/ सामान्य 


अभ्युक्ति 


बोर्ड / प्रबंधकारिणी समिति के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची 
अनु० जाति / 

अत्यन्त पिछड़ा 
| पिछड़ा वर्ग कोटि 

सामान्य कोटि 
अनु० जनजाति कोटि 

वर्ग कोटि 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 दिसम्बर 2013 


11 


कुल पदों की संख्या 

( अध्यक्ष/ 
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव 

को छोड़कर ) 
कुल ( पुरूष 
अभ्यर्थियों की 

संख्या ) 
कुल ( महिला 
अभ्यर्थियों की 

संख्या ) 
कुल अभ्यर्थियों की 

संख्या 


निर्वाचन पदाधिकारी 

का हस्ताक्षर । 


प्रपत्र - 3 


विभिन्न सहकारी / स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध / सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची 


जिला : 


कुल मतदाताओं की 

संख्याः 


प्रखंड : 
मतदान करने 

वाले 
मतदाताओं 
की संख्या : 
निर्वाचन की 

तिथि : 


DD / MM / YYYY 


समिति का नाम : 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 दिसम्बर 2013 


पद 


नाम 


महिला / पुरूष 


आरक्षण 
कोटि * 


अभ्युक्ति 


अध्यक्ष 


मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 


सचिव 


* अनु० जाति / अनु० जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य 


बोर्ड / प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम 


अत्यन्त 


अभ्युक्ति 


अनु० जाति/ 
अनु० जनजाति कोटि 


पिछड़ा वर्ग कोटि 


पिछड़ा 


सामान्य 
कोटि 


वर्ग कोटि 


कुल पदों की 

संख्या 
( अध्यक्ष/ 
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 
सचिव को 
छोड़कर ) 

कुल 
(निर्वाचित 
पुरूष सदस्यों 
की संख्या ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 दिसम्बर 2013 


13 


कुल 
(निर्वाचित 
महिला सदस्यों 
की संख्या ) 

कुल 
निर्वाचित 
सदस्यों की 
संख्या 


निर्वाचन पदाधिकारी का 

हस्ताक्षर । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 884 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


